पंजीकृत संख्या - यू० ए० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2012-14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -13 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


.. 


3075 


199-206 


1500 


77-103 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


975 


... 


1425 


199 - क 


.... 


" 


200 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई0 ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

राज्य सम्पत्ति अनुभाग -2 
संशोधित अधिसूचना / प्रकीर्ण 

07 जनवरी, 2013 ई ० 
सं 0 1341 / xxxii- 2-2013-04 ( 25)/ 2013 - शासन की अधीसूचना सं0-1108/ xxxii/2010, दिनांक 
28-12-2010 द्वारा ट्रांजिट हॉस्टल ( अस्थाई विधायक निवास) स्थित मा 0 विधायकगणों के कक्षों हेतु 01 नग , 
22 इंच एल0 सी 0 डी 0 टी 0 वी 0 / आवास की अनुमन्यता प्रदान की गई है , उक्त अधिसूचना / प्रकीर्ण में आंशिक 
संशोधन करते हुए ट्रांजिट हॉस्टल ( अस्थाई विधायक निवास) स्थित मा 0 विधायकगणों के कक्षों हेतु निम्नानुसार 
साज - सज्जा / उपकरण अनुमन्य कराये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र.सं ० 

वस्तु का नाम 
32 इंच एल 0 सी 0 डी 0 टी 0 वी 0 ( मा 0 विधायकगणों के कक्षों हेतु ) 

01 नग / आवास 
22 इंच एल0 सी 0 डी 0 टी 0 वी 0 ( मा 0 विधायकगणों के स्टाफ कक्ष हेतु ) 01 नग / आवास 


मात्रा 


01. 


02. 


आज्ञा से , 


एम ० एच० खान , 


प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 
कार्यालय ज्ञाप / सेवानिवृत्ति आदेश 

27 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 185 / X - 1-2014-03( 05 )/2003- डॉ ० आर० बी ०एस ० रावत , भा ० व ० से0-1978, प्रमुख वन संरक्षक , 
उत्तराखण्ड अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31 जनवरी , 2014 ( अपरान्ह ) से राजकीय सेवा 
से सेवानिवृत्त हो जायेंगे । 


एस0 रामास्वामी, 


प्रमुख सचिव । 


कृषि एवं विपणन अनुभाग -2 

अधिसूचना 

27 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 41 / XIII ( 2)/ 2014-15( 12)/ 2013- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक 
विश्वविद्यालय अधिनियम , 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए निम्नांकित पदाधिकारियों / महानुभावों को उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रेणियों में उत्तराखण्ड औद्यानिकी 
एवं वानिकी विश्वविद्यालय , भरसार (पौड़ी गढ़वाल) की प्रबन्ध परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किए जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


201 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत्) 
क्र.सं ol नाम / पता 

अधिनियम , 1958 

श्रेणी 

की धारा 
कुलपति , उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी | 10 (1)( क ) व 10 (2) 

पदेन अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढ़वाल ) 
प्रमुख सचिव / सचिव , कृषि, उत्तराखण्ड शासन 

10(1 )( ख ) 

पदेन सदस्य 
अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि 
प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन 

10(1)( ग ) 

पदेन सदस्य 
अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि 
प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन 

10(1)( घ ) 

पदेन सदस्य 
अथवा उनके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि 
निदेशक, कृषि , उत्तराखण्ड 

10(1) ( ङ ) 

पदेन सदस्य 
निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड 

10(1)( च ) 

पदेन सदस्य 
प्रो 0 पुष्कर सिंह बिष्ट , प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड 10 (1)( झ)(एक) प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक 
बीज एवं तराई विकास निगम लि 0, हल्दी - पन्तनगर 

सदस्य 
( ऊधमसिंह नगर ) 
श्री बलवीर सिंह रौतेला पुत्र स्व ० श्री केशर सिंह रौतेला. 10 (1)( झ)( दो ) प्रगतिशील किसान 
ग्राम - सकमुण्डा, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल 

सदस्य 
डॉ ० एस 0 के 0 बदोला , पूर्व अधिष्ठाता, फैजाबाद 10 (1) ( झ )( तीन ) पशुधन प्रजनक सदस्य 
विश्वविद्यालय, निवासी - ई 0 सी 0 रोड, देहरादून 
श्री बैशाखू लाल, अध्यक्ष, जन विकास संस्थान, 10(1)( झ )( चार ) | जाने माने उद्योगपति या उत्पादक , 
चिरबिटिया , पो 0 - चिरबिटिया , टिहरी गढ़वाल 

जिसे कृषि विकास का विशेष ज्ञान 

या व्यवहारिक अनुभव हो / सदस्य 
11 . श्रीमती शोभा बहुगुणा, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल 10(1) ( झ )(पांच ) ग्रामीण प्रगति की पृष्ठभूमि वाली 

उल्लेखनीय महिला सामाजिक 

कार्यकर्ता / सदस्य 
डॉ ० रमेश कुमार , भारतीय कृषि शोध संस्थान , 10(1 )( ञ ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् 
पूसा, नई दिल्ली 

प्रतिनिधि सदस्य 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


- 


12. 


2 . 


श्री राज्यपाल महोदय , उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (4 ) के अधीन उक्त सदस्यों में से पदेन सदस्यों 
के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष भी नियत करते हैं । 


आज्ञा से , 


डॉ ० रणबीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


202 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


सूचना अनुभाग 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 

22 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 68 / XXII/ 2014-1( 13) 2006- सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित 
सूचना अधिकारी / जिला सूचना अधिकारी, वेतनमान ₹ 9300-34800 , ग्रेड पे ₹ 4600 को नियमित चयनोपरान्त 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400 में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : 

(i) श्री दीपक जोशी, 
(ii) श्री पदमा दत्त पाण्डे , 
(iii ) श्री मलकेश्वर प्रसाद कैलखुरी । 

उक्त प्रोन्नति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि उत्तर प्रदेश से ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड सूचना विभाग 
में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो , उक्त कार्मिकों को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


2 . 


आज्ञा से , 


विनोद फोनिया , 

सचिव । 


समाज ( अल्पसंख्यक ) कल्याण अनुभाग-3 

अधिसूचना 


24 जनवरी, 2014 ई ० 


संख्या 65 / XVII - 3/14-35 ( स 0 क 0 )/ 2002 - श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम , 
2002 ( अधिनियम संख्या -09, सन् 2002) एवं समय - समय पर संशोधित की धारा -3 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करके निम्नांकित सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
(1 ) श्रीमती रईस फातिमा पत्नी स्व 0 मौ ० सलीम, शिवपुरी कालोनी, लास्ट मोहिनी रोड, अधोईवाला, देहरादून । 
( 2) श्री अश्वघोष महानायक महाथेरा, अध्यक्ष मानक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान उत्तराखण्ड । 

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में इस आदेश के जारी होने से 03 वर्ष 
के लिए होगा । 


आज्ञा से , 


डॉ ० अजय कुमार प्रद्योत, 

सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08 , 1936 


शक सम्वत् ) 


203 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

24 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 286 / XXXI( 1 )/2014- तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित 
चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 
के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

श्री राजेन्द्र सिंह बोनाल , 


1 . 


2 . 


श्री विजय प्रकाश लोहनी । 


2 . 


3 . 


पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार द्वारा राज्य 
परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ 0 प्र 0 सविचालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित 
होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली 
वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

उक्त पदोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली 
व अन्य बनाम राज्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 


4 . 


. 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

28 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 337 / XXXI( 1 )/ 2013- तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित 
चयनोपरान्त उत्तराखण्ड सचिवालय के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 
के रिक्त पदों पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

श्री वीरेन्द्र सिंह कण्डारी , 
2 . श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल, 
3 . श्री जगदम्बा प्रसाद मैखुरी , 
4. श्री राजेन्द्र, 
5. श्री भगवती प्रसाद जोशी, 


1 . 


6 . 


श्री हरीश चन्द्र भट्ट, 


7. श्री नारायण सिंह , 


8 . 


श्री हरीश चन्द्र भट्ट, 


9 . श्री किशोर सिंह नेगी , 
10. श्रीमती राजबाला सिंह, 


11. श्री दिनेश सिंह भण्डारी, 


12. श्रीमती पदवन्ती धर्मशक्तू , 
13. श्री भरत सिंह तडियाल , 


204 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


14. श्री आर0 के 0 पाण्डे , 


15. श्री भुवन चन्द्र उपाध्याय, 
16. श्री बसन्त बल्लभ तिवारी , 


2 . 


17. श्री सुधीर सिंह नेगी, 
18. श्री राजेश कुमार दीक्षित , 
19. श्री पूर्णानन्द शर्मा, 
20. श्री राजेन्द्र सिंह झिक्वाण , 
21. श्री दुर्गा सिंह रावत , 
पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 
पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

उक्त प्रोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अंतिम आवंटन के अधीन है । भारत सरकार द्वारा राज्य 
परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित 
होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली 
वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 

उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस ) धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य तथा मा 0 लोक सेवा अधिकरण देहरादून में निर्देश याचिका संख्या 92/2011 अहमद अली व अन्य 
बनाम राज्य एवं इस सम्बन्ध में अन्य योजित याचिकाओं में मा ० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी । 


3 . 


4 . 


5 . 


आज्ञा से , 


चन्द्र सिंह नपलच्याल , 

सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

अधिसूचना 

13 दिसम्बर, 2013 ई ० 
संख्या 3438 / X-1-2013-03( 11)/ 2012– भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0–24012 / 03 / 2013-IFS 
| दिनांक 13-12-2013 द्वारा श्री रामचन्द्र राजगुरू, भा ० व 0 से 0 2009 ( उत्तराखण्ड संवर्ग ) का भारतीय वन सेवा से 
तकनीकी त्याग - पत्र (Technical Resignation) स्वीकृत किये जाने के क्रम में श्री राजगुरू को भारतीय वन सेवा 
( उत्तराखण्ड संवर्ग) से दिनांक 13-12-2013 ( अपरान्ह ) से कार्यमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से . 


मनोज चन्द्रन, 


अपर सचिव । 


२ 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936. शक सम्वत् ) : 


205 


चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 

तैनाती 

17 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 56 / XXVIII- 2/ 01( 37) 2007 टी 0 सी 0 /V-एतद्द्वारा निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके 
नाम के सम्मुख कॉलम -3 में अंकित स्थल पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० चिकित्साधिकारी का नाम व वर्तमान तैनाती 

नवीन तैनाती स्थल 
डा 0 रेणु अग्निहोत्री, बालरोग विशेषज्ञ , 

सामु ० स्वा ० 

बालरोग विशेषज्ञ , महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी 
केन्द्र , गरमपानी, नैनीताल 
डा ० प्रीति पन्त , बालरोग विशेषज्ञ, महिला 

बालरोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सालय , अल्मोड़ा 
चिकित्सालय , हल्द्वानी, नैनीताल 


1 . 


2 . 


अधिसूचना 

तैनाती 

25 अक्टूबर , 2013 ई ० 
संख्या 975 / XXVIII -2/01( 150)2011 टी 0 सी0-1 - एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-664 /XXVII -2/01(150) 2011, दिनांक 
18-09-2013 द्वारा डा 0 प्रकाश चन्द्र सिंह चौहान , वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग के अधीन की 
गई तैनाती को आगामी स्थानान्तरण सत्र जुलाई, 2014 तक स्थगित करते हुए, उन्हें पूर्व तैनाती स्थल सचिवालय डिस्पेंसरी, 
देहरादून में ही तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

संख्या 2084 / XXVIII - 3-2013-142/ 2008 


प्रेषक , 


अतर सिंह, 
उप सचिव , 


उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 

महानिदेशक , 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
चिकित्सा अनुभाग -3 

देहरादून, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 ई ० 
विषय : चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग में वेतनमान उच्चीकृत / संशोधन के 

सम्बन्ध में । 


महोदय , 


चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के वेतनमान उच्चीकृत किये जाने सम्बन्धी 
शासनादेश संख्या -103 / XXVIII - 3-2011-142/ 2008 दिनांक 15-02-2012 के क्रम में फार्मासिस्ट संवर्ग की सेवायें 
सामान्य ( General) एवं व्यापक ( Comprehensive ) दोनों प्रकृत्ति की होने के कारण इस संवर्ग के वेतनमानों को तत्काल 
प्रभाव से निम्नवत् उच्चीकृत / संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


: 


206 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


क्र.सं ० 


पदनाम 


वर्तमान वेतनमान / 

ग्रेड वेतन 


प्रस्ताविक वेतनमान / 

ग्रेड वेतन 


1 . 


uraffic ( Entry Grade) 


₹ 5200-20200 , 
ग्रे ० पे ₹ 2800 


₹ 9300-34800 
ग्रे ० पे ₹ 4200 


2 . 


फार्मासिस्ट (02 वर्ष की सेवा के उपरान्त ) 


₹ 9300-34800, 
ग्रे ० पे ₹ 4200 


₹ 9300-34800 
ग्रे ० पे ₹ 4600 


3 . 


चीफ फार्मासिस्ट 


₹ 9300-34800 , 
ग्रे ० पे ₹ 4600 


₹ 15600-39100 
ग्रे ० पे ₹ 5400 


4 . 


प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) 


₹ 9300-34800, 
ग्रे ० पे ₹ 4800 


₹ 15600-39100 
ग्रे ० पे ₹ 6600 


5 . 


विशेष कार्य अधिकारी (फार्मेसी) 


₹ 15600-39100 , 

ग्रे ० पे ₹ 5400 


₹ 15600-39100 
ग्रे ० पे ₹ 6600 


6 . 


उप निदेशक (फार्मेसी ) 


₹ 15600-39100, 

ग्रे ० पे ₹ 6600 


₹ 15600-39100 
ग्रे ० पे ₹ 7600 


2 . 


यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 प 0 सं0-286/ xxvii (7 )/ 2013, दिनांक 31-12-2013 में प्राप्त उनकी सहमति 
से निर्गत किये जा रहे हैं । 

आज्ञा से , 


अतर सिंह 
उप सचिव । 


उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड 

कार्मिक अनुभाग -1 


प्रभार - प्रमाणपत्र 


21 अक्टूबर, 2013 ई ० 
संख्या 4028 - सी / उ 0नि 0(एक ) -423 / 2013-14 - प्रमाणित किया जाता है उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम 
उद्यम अनुभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1488/VII-2/52-एम ० एस० एम ई 0 / 2013. दिनांक 27 सितम्बर, 2013, 
के क्रम में संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का प्रभार, जैसा कि यहां व्यक्त किया 
गया है, आज दिनांक 19 अक्टूबर , 2013 के अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया । 


यू 0 के 0 जोशी, 
मोचक अधिकारी । 


प्रतिहस्ताक्षरित 

ह 0 (अस्पष्ट ) 
अपर निदेशक उद्योग , 

उद्योग निदेशालय , 
उत्तराखण्ड, देहरादून । 


पी ० एस ० यू० ( आर० ई ०) 13 हिन्दी गजट / 239 - भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 


महोदय , विभिन्न विभागों 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यप 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


कार्यालय - आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

(विधि – अनुभाग) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 


-उत्तराखण्ड 


25 अक्टूबर, 2013 ई ० 
पत्रांक 3387 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून 
शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या -1196 / 2013/186 (120 )/XXVII( 8)/ 2008 दिनांक 22-10-2013 का सन्दर्भ ग्रहण 
करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 की अनुसूची-IV में संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हुये अवगत कराया गया है । 

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


वित्त अनुभाग-8 

अधिसूचना 

22 अक्टूबर, 2013 ई ० 
संख्या 1196/2013/186 (120)/XXVII (8)/ 2008- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित 
में ऐसा करना समीचीन है: 


77 - ख 


78 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


अत्एव , अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड ( उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 ) ( अधिनियम 
सं 0 27 वर्ष 2005 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम 
सं 0 1 वर्ष 1904 ) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 की 
अनुसूची-IV में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

संशोधन 
अनुसूची-IV के क्रमांक 2 पर विद्यमान प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात् 


-- 


क्रम 


सं ० 


का सीमा 


( 1 ) 


2 . 


बिकी | करमुक्त 


ब्यौहारियों / व्यक्तियों का विवरण कर मुक्ति शर्ते , यदि कोई हो 

कर मुक्ति 

कर मुक्ति 

का प्रकार 
( 2 ) 3( क ) 3( ख) . 

( 4 ) 
सैन्ट्रल . आर्ड पुलिस फोर्सेस को 

शर्त यह है कि कमान्डिंग 
( सी 0 ए0 पी 0 एफ 0 ) कैन्टीन को निम्नानुसार या . उनके , 

ऑफिसर से अनिम्न पद के 
विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की बिक्री | द्वारा क्रय 

किसी अधिकारी द्वारा यह 
या उनके द्वारा कय और बिक्री 

और बिक्री 

प्रमाणित किया जाय कि 
( अ) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर 

माल सैन्ट्रल आई पुलिस 
अधिनियम, 2005 की अनुसूची-IV के 

फोर्सेस ( सी ० ए ० पी ० एफ ० ) / 
क्रमांक 1 पर विनिर्दिष्ट वस्तुएं । 

उनके भूतपूर्व सदस्यों को 
बेचे जाने के लिये है ।। 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased 
to order the publication ofthe following English translation of the notification No. 1196/2013/186 ( 120 )/XXVII(8 )/ 
2008 , dated October 22, 2013 for general information . 

NOTIFICATION 


October 22, 2013 


No. 1196/2013/186 ( 120 )/XXVII(8 )/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied thatitis expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 4 of The Uttarakhand 
( The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 ) ( Act No. 27 of 2005 ), read with section 21 of the Uttar Pradesh 
General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904 ) ( as applicable in the State of Uttarakhand ), the Governor 
is pleased to make, with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following 
amendment is Schedule - IV of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005: -- 

Amendment 
In Schedule-IV, for the existing entry at serial no . 2 shall be amended as follows; namely- 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


79 


SI. 
No 


Conditions , if any 


1 
2 


Description of Dealers/ Exemption 
persons 

Kind of Extent of 
exemption exemption 
3( a ) 

3 ( a ) 
Sales . to or purchase and Sale 

or | Exempt 
sales by. Central Armed | purchase and 
Police Forces (CAPFs) | Sales by - 
Canteen of all goods, other 
than thoseéspecified below . 
(a ) All goods specified in 
serial no . I of Schedule IV of 
Uttara and Value Added 
Tar Act, 2005 . 


On condition that it is 
certifie :I by an officer not 
below the rank of 
Commanding Officer that 
the goods are meant for 
being sold to members of 
the Central Armed . 
Police Forces (CAPFs)/ 
their ex - personnel . 


By Order, 


RAKESH SHARMĄ, 
Additional Chief Secretary. 


(विधि – अनुभाग ) 


समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 


06 नवम्बर, 2013 ई ० 
पत्रांक 3523 / आयु ० कर उत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - उत्तराखण्ड 
शासन सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के पत्रांक -889/ XLIII( 1)/13-01 (सुराज) 11 T.C. दिनांक 
28-10-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा -2 की 
उपधारा ( ख ) के प्रयोजनार्थ जिला न्यायाधीश, नैनीताल को जनपद नैनीताल , ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, चम्पावत , 
बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमान्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु एवं जिला न्यायाधीश , देहरादून को 
जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल , टिहरी गढ़वाल , रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं चमोली की सीमान्तर्गत 
प्राधिकृत प्राधिकारी अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुये अवगत कराया गया है । 


- 


+ 


भाग 1 - क 


80 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग 

अधिसूचना 

विविध 

28 अक्टूबर, 2013 ई० 
संख्या 889 / XLIII (1)/ 13-01 ( सुराज)11 T.C- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम , 
2011 की धारा 2 की उपधारा ( ख ) के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश , नैनीताल को जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह 
नगर, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की सीमान्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु एवं जिला 
न्यायाधीश, देहरादून को जनपद देहरादून, हरिद्वार , पौड़ी गढ़वाल , टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग , उत्तरकाशी एवं 
चमोली की सीमान्तर्गत प्राधिकृत प्राधिकारी अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


. 


आज्ञा से , 


सुभाष कुमार, 
मुख्य सचिव । 


in pursuance of the provisions of clause ( 3) ofArticle 348 of The Constitution of India , the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the notification No. 889/XLI||( 1)/ 13-01( Suraj) 
11 T.C., dated October 28 , 2013 for general information . 

NOTIFICATION 


Miscellaneous 


October 28, 2013 
No. 889 / XLIII (1 )/ 13-01( Suraj) 11 T.C .--In exercise of the powers conferred.by sub -section ( b) of 
section 2 of The Uttarakhand Special Court Act, 2011 and in concurrencewith the Uttarakhand High Court the 
Governor is pleased to accord sancţion to notify the District Judge , Nainital as " Authorized Officer" for the 
purpose of said Act in relation to allmatters falling within the territorial jurisdiction of districts Nainital, Udham 
Singh Nagar, Almora , Champawat, Bageshwar and Pithoragarh and the District Judge , Dehradun as the 
" Authorized Officer" in relation to all matters falling within the territorial jurisdiction of districts Dehradun , 
Hardwar, Pauri Garhwal, TehriGarhwal, Rudraprayag ,Chamoli and Uttarakashi. 


By Order, 


SUBHASH KUMAR , 

Chief Secretary 


(विधि - अनुभाग) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 

08 नवम्बर, 2013 ई ० 
पत्रांक 3553 / आयु० करउत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - उत्तराखण्ड 
शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या -1199/ 2013/19( 120)/ XXVII( 8)/ 2012 दिनांक 31-10-2013 का सन्दर्भ ग्रहण 
करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 की नियम 11 में उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर -निर्धारण 
वर्ष 2013-14 से सम्बन्धित 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणी, 25 नवम्बर, 2013 तक 
बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल किये जाने अवगत कराया गया है । 


81 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत्) 


उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


- 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

31 अक्टूबर, 2013 ई० 
संख्या 1199/2013/19( 120)/ XXVII (8)/ 2012- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक 
हित में ऐसा करना समीचीन है : 

अत्एव , अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम सं 0 27 वर्ष 
2005 ) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 , सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 
( अधिनियम सं 0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम , 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, 
कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 
2013-14 से सम्बन्धित 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणी, 25 नवम्बर, 2013 तक 
बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है , किन्तु कर / समाधान राशि अथवा टी 0 डी 0एस0 का भुगतान नियम 
11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव , वित्त । 


In pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of The Constitution of India, the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation of the notification No. 1199/2013/19 (120 )/XXVII(8 )/ 
2012 , dated October 31, 2013 for general information . 


NOTIFICATION 


October 31, 2013 
No. 1199/2013/19 (120 )/XXVII(8 )/2012 --WHERE As the State Government is satisfied thatit is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise ofthe powers conferred by sub - section ( 1) of section 23 and section 35 
of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005 ), read with section 21 of the Uttar Pradesh 
GeneralClauses Act, 1904 ( U.P.ActNo. 1 of 1904 ) (as applicable to the State of Uttarakhand ), notwithstanding 
anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule , 2005 , the Governor is pleased to declare that the 
periodical returns for the quarter ending September 30 related to the assessment year 2013-14 may be filed 
by a dealer liable to tax or a person responsible for deduction tax at source upto 25th November, 2013 without 
any late fee , provided that the payment of tax /composition money or TDS shall bemade within the time as 
prescribed in rule 11 . 


By Order, 


RAKESH SHARMA, 
Additional Chief Secretary Finance . 


पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर, 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड । 


-- 


+ 


82 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


( विधि - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

16 नवम्बर, 2013 ई ० 
पत्रांक 3648 / आयु० करउत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा 0 03 / 12-13 / देहरादून - ज्वाइन्ट 
कमिश्नर (कार्य० ) वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग, काशीपुर के पत्र संख्या 2232 / ज्वा ० कमि ० ( कार्य ) 
वा 0 क 0 का 0 / 2013-14 / वि 0 - अनु० / पंजी0 नि 0 दिनांक 31-10-2013 द्वारा 11 एवं पत्र संख्या -2245 / ज्वा ० कमि ० 
( कार्य० ) वा 0 क 0 का 0 / 2013-14 / वि ० - अनु0 / पंजी0 नि 0 दिनांक 01-11-2013 द्वारा 05. पंजीकृत व्यापारियों के 
पंजीयन निरस्त / निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त / निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित कुल 16 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय 
से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन 
निरस्त / निलम्बन की तिथि से अवैध मानी जाय । 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर , 
काशीपुर सम्माग , काशीपुर । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 2232 / ज्वा ० कमि ०(कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० - अनु ० / पंजी 0 नि 0 / दि 0 31 अक्टूबर, 2013 


महोदय , 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) प्रथम 
वाणिज्य कर रूद्रपुर के पत्र संख्या -444 दिनांक: 24-10-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि 11 पंजीकृत 
च्यापारियों के पंजीयन तत्काल प्रभाव से दिनांक 24-10-2013 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । जिसकी सूचना 
आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


एच ० एस० नवियाल, 
ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक) वाणिज्यकर , 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


83 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0)-प्रथम 
वाणिज्य कर, रूद्रपुर । 


सेवा में , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर , 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 
पत्रांक 444 / डि ० कमि ० ( क ० नि ० )प्रथम 0 वा 0 क 0 रूद्रपुर 2013-2014 दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 


महोदय , 


अवगत कराना है कि मेंरे अधिकार क्षेत्र के निम्नलिखित व्यापारियों के द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र 
दाखिल न करने पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा -17(7) के अन्तर्गत उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव 
से आज (दिनांक 24-10-2013 को ) निलम्बित कर दिया गया है : 


- 


व्यापारी का नाम 


टिन 


कम 
संख्या 


व्यापार का प्रकार 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सनसाइन इण्डस्ट्रीज लि 0 05004572023 | लोहे के सरिया का निर्माण । 
रूद्रपुर 
श्री गणपति जी ट्रेडर्स रूद्रपुर 

05011531385 स्केप की खरीद बिकी 
एस० पी ० एम ० आटोमोटिव | 05007561660 | आटो / ट्रेक्टर पार्टस. का निर्माण 
कम्पो० पन्तनगर 
नारंग ट्रेडर्स रूद्रपुर 

05004498691. नमकीन / बिस्कुट की खरीद बिकी 
फिलैक्सो फार्म प्रा 0 लि 0 रूद्रपुर | 05009331716 | प्रीफेविकर्श सीट का निर्माण 
टैक्नोसेफ डिवाइस रूद्रपुर : 

05006290378. पैकेजिंग मैटीरियल की खरीद बिकी 
बोल्ट मास्टर 

लि o | 05005534263 | बोल्ट का निर्माण 
पन्तनगर 
टैक्नो ट्रेडर्स रूद्रपुर 

05008870578 | हार्डवेयर 

गुडस 

की खरीद बिक्री 
आस्था इण्डस्ट्रीज रूद्रपुर 05008033856 पेपर रोल का निर्माण 
स्वास्तिक इन्टरप्राइजेज रूद्रपुर 

05005886567 | दवाइयों की खरीद बिक्री 
लक्ष्मी आटो इन्जीनियरिंग | 05009056139 आटो पार्टस का निर्माण 
पन्तनगर 
अतः उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है । 


प्रा ० 


7 


8 


9 


10 


11 


अनूप गुप्ता, 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) प्रथम , 

वाणिज्य कर, रूद्रपुर । 


. 


-.. 


84 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई 0 ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग ) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 2245 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि 0 - अनु० / पंजी0 नि ० / दि 0 01 नवम्बर , 2013 
महोदय, 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) प्रथम 
वाणिज्य कर रूद्रपुर के पत्र संख्या -450 दिनांक 30-10-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि त्रैमासिक विवरण 
पत्र दाखिल न करने पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा -17 (7) के अन्तर्गत 05 पंजीकृत व्यापारियों के 
पंजीयन तत्काल प्रभाव से दिनांक 30-10-2013 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । जिसकी सूचना आपकी सेवा 
में प्रेषित की जा रही है । 


ह ० ( अस्पष्ट ) 
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर , 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) -प्रथम 
वाणिज्य कर , रूद्रपुर । 


सेवा में , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग , काशीपुर । 


पत्रांक 450 / डि 0 कमि० ( क ० नि ० )प्रथम ० वा 0 क 0 रूद्रपुर, 2013-2014, दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 


महोदय, 


अवगत कराना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के निम्नलिखित व्यापारियों के द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र 
दाखिल न करने पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा -17(7 ) के अन्तर्गत उनका पंजीयन तत्काल प्रभाव 
से आज (दिनांक 30-10-2013 को ) निलम्बित कर दिया गया है: 


85 


शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


व्यापारी का नाम 


टिन 


व्यापार का प्रकार 


कम 
संख्या 


INDUSTRIES 


05010097434 


कारोगोटिड बाक्स का निर्माण 


M / S HMV 
RUDRAPUR 


1 


ठेकेदार 


M / S NATIONAL CONSTRUCTION105004499758 
RUDRAPUR 


2 


BAPU 


TRADERS 


05009872297 


स्केप की खरीद बिकी 


M / S OM 
RUDRAPUR 


3 


PVT. 


05008014941 


M / S PURI ELECTRONICS 
LTD.PANTNAGAR 


सी 0 एफ 0 एल0 के.पार्टस् का निर्माण 


4 


05009341222 


आटो पार्टस का निर्माण. 


M / S SHRI SACHIDANAND 
ENGINIRING RUDRAPUR 


5 


अत: उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है । 


अनूप गुप्ता, 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) प्रथम , 

वाणिज्य कर, रूद्रपुर । 


(विधि - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 


27 नवम्बर , 2013 ई ० 
पत्रांक 3873 / आयु० करउत्तरा0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा 0 03 / 13-14 / देहरादून - ज्वाइन्ट 
कमिश्नर ( कार्य० ) वाणिज्य कर , काशीपुर संभाग, काशीपुर के पत्र संख्या -2391 / विधि / 13-14 / ज्वा ० कमि ० 
( कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि - अनु ० / पंजी0 नि 0 / दिनांक 21-11-2013, द्वारा 05 पंजीकृत व्यापारियों के 
पंजीयन निरस्त / निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त / निलम्बित पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित 05 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से 
प्रेषित की जा रही कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त / निलम्बन 
की तिथि से अवैध मानी जाय । 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 
सेवा में , 

आयुक्त - कर, 
(विधि - अनुभाग ) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 2391 / ज्वा 0 कमि ०( कार्य०) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० - अनु० / पंजी 0 नि 0 / दि 0 21 नवम्बर, 2013 


[ भाग 1 - क 


86 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 


महोदय , 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) द्वितीय 
वाणिज्य कर, रूद्रपुर के पत्र संख्या -471 दिनांक 19-11-2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रथम तिमाही के 
रूपपत्र दाखिल न करने पर निम्न व्यापारियों के पंजीयन (टिन ) तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है । 
जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


एच० एस ० नवियाल, 
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर , 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) द्वितीय 
वाणिज्य कर, रूद्रपुर । 


सेवा में , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( का 0 पा 0) वाणिज्य कर, 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 
पत्रांक 471 / डि 0 कमि ० ( क ० नि ०) -2 वा 0 क 0 रूद्रपुर / दिनांक 19 नवम्बर, 2013 


महोदय , 


इस कार्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यापारियों के पंजीयन (टिन ) प्रथम तिमाही 2013-14 के 
रूपपत्र दाखिल न करने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिये गये हैं । जिसकी सूचना महोदय की सेवा 
में सादर प्रेषित है । 


टिन 


निलम्बन की तिथि 


1 


05009585468 


11.11.2013 


05009843488 


11.11.2013 


क ० सं ० व्यापारी का नाम 

सर्वश्री अनमोल पौलीमर्स, रूद्रपुर 
2 

सर्वश्री ढिगरा एसोसिएट्स, रूद्रपुर 
सर्वश्री ग्लोबल कनेक्टर्स प्रा ० लि 0 रूद्रपुर 
सर्वश्री टिनेट एजेन्सीज रूद्रपुर 
सर्वश्री श्री बालाजी इण्टरप्राइजेज , गदरपुर 


3 


05010666533 


11.11.2013 


05006822714 


11.11.2013 


05012014251 


12.11.2013 


बी ० एम ० पन्त , 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) द्वितीय , 

वाणिज्य कर, रुद्रपुर । 


87 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत्) 


( विधि - अनुभाग) 


विज्ञप्ति 


25 नवम्बर , 2013 ई ० 


पत्रांक 3819 / आयु ०करउत्तरा0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा 0 03 / 12-13 / देहरादून - ज्वाइन्ट 
कमिश्नर (कार्य 0 ) वाणिज्य कर , नैनीताल संभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या -2848 / विधि / 13-14 / ज्वा ० कमि ० 
( कार्य ) वा 0 क 0 ह0 / 2013-14 दिनांक 19-11-2013, द्वारा 25 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त / निलम्बित 
किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त /निलम्बित पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित 25 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से 
प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त / निलम्बन 
की तिथि से अवैध मानी जाय । 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग ) 
उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून । 


पत्र सं 0 2848 / विधि / 13-14 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा 0 क 0 ह 0 / दिनांक 19 नवम्बर , 2013 


विषय : असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, रामनगर द्वारा 25 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निलम्बित किये जाने 

की सूचना देने के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, रामनगर ने अपने कार्यालय पत्रांक 616 दिनांक 
28-10-2013 से अवगत कराया है कि उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित 25 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन 
निलम्बन मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा -17(7) के अन्तर्गत किया गया है तथा इसकी सूचना इस 
कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है । 


अतः पंजीयन निलम्बित किये गये व्यापारियों की सूची दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी 
सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


-.... 


88 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


निलंबित व्यापारियों की सूची( वर्ष 2013-14 ) 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 
11 


12 


क ० सं ० व्यापारी का नाम 

सर्वश्री अतुल टिम्बर्स रेलवे लाईन रामनगर 
2 

सर्वश्री अनमोल सेल्स रामनगर 
सर्वश्री अयूब किराना स्टोर रामनगर 
सर्वश्री अजय मशीनरी स्टोर रामनगर 
सर्वश्री लाभांषी ट्रेडर्स रामनगर 
सर्वश्री औरा इन्टरनेशनल रामनगर 
सर्वश्री ए0 सी 0 ई०विलटैक़ रामनगर 
सर्वश्री मोहन चन्द्र जोशी ठे । 
सर्वश्री पूरन चन्द्र पाठक ठे 
ओवल फ्रेस चिल्किया 
राणा इन्टरप्राइजेज लखनपुर 
दिवाकर ट्रांसर्पोट रामनगर 
रावत ऐजेन्सी पीरूमदारा 
बी ० एम ०ट्रेडर्स कसेरा लाईन 
सुर्दशन कन्सोलिटेड रामनगर 
केन इन्टरप्राइजेज 
सत्यम सेल्स रामनगर 
मनमीत कौर कान्टेक्टर रामनगर 
शिखर साम्या टूरिज्म कापोंढिकुली 
श्री उमापति मैटल वर्क्स रामनगर 
सर्वश्री संगम मोबाइल गैलरी रामनगर 
सर्वश्री भगवती प्रसाद एण्ड संस रामनगर 
सर्वश्री बूशरा फर्नीचर रामनगर 
सर्वश्री बंशल एण्ड कंपनी ज्वालालाईन रामनगर 
सर्वश्री शर्मा विडियोज जसपुरिया लाईन रामनगर 


टिन 
05003345846 
05003343518 
05003346040 
05003340220 
05005696641 
05009836989 
05009152072 
05003390563 
.05003401913 
05012592468 
0501146562 
05008787934 
05005675768 
05003346331 
05008787449 
05010729389 
5003416753 
05013574108 
05010654796 
05003422088 
05010137190 
05003347010 
05007330121 
05003348756 
05009854352 


निलम्बन की तिथि 
31.7.13 
31.7.13 
31.7.13 
31.7.13 
31.7.13 
25.8.13 
25.8.13 
21.8.13 
21.8.13 
24.10.13 
24.10.13 
7.8.12 से बन्द 
07.3,13 से बन्द 
30.3.13 से बन्द 
03.12.12 से बन्द 
07.5.12 से बन्द 
13.3.12 से बन्द 
29.10.13 से बन्द 
28.10.13 
28.10.13 
28.10.13 
28.10.13 
28.10.13 
28.10.13 
28.10.13 


| निलम्बन का कारण 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने परं 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिर्टन दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
प्रार्थना पत्र के आधार पर 
प्रार्थना पत्र के आधार पर 
प्रार्थना पत्र के आधार पर 
प्रार्थना पत्र के आधार पर 
प्रार्थना पत्र के आधार पर 
प्रार्थना पत्र. के आधार पर 
प्रार्थना पत्र के आधार पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 
रिटर्न दाखिल न करने पर 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


18 


20 


21 


22 


23 


24 


25 . 


एम ० एस ० ग्वाल , 
ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्यकर, 

नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी । 


दिलीप जावलकर, 


आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


( वाद- अनुभाग) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 

30 नवम्बर, 2013 ई ० 
पत्रांक 3965 / आयु 0 क 0 उत्तरा0 / वाणि 0 क 0 / वाद - अनुभाग / देहरादून / 2013-2014 - उत्तराखण्ड शासन 
की अधिसूचना संख्या -1142/ 2013/ 76(110)/ XXVII (8)/ 13, दिनांक 26-11-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा 
उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष लम्बित वादों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1156 / 2013 / 08 (120 )/ XXVII( 8)/ 
2003, दिनांक 26-11-2013 द्वारा शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया 
गया है । 

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 


89 


शक सम्वत्) 


संख्या-1142/2013/76( 110 )/ XXVII(8 )/ 13 


प्रेषक , 


प्रदीप सिंह रावत , 


संयुक्त सचिव, 


उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 


सर्वश्री गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि 0 , 
राजपुर रोड, देहरादून । 


दिनांक 


26 नवम्बर, 2013 


वित्त अनुभाग -8 
विषय : 


उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष लम्बित वाद द्वितीय अपील संख्या -178 / 1991 वर्ष 1983-84 ( के 0) , 
सर्वश्री गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि 0 बनाम आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्बन्ध में । 


-- 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक -2096/ H.P.C./2013 दिनांक 21-09-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट 
करें , जिसके माध्यम से उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष लम्बित वाद द्वितीय अपील संख्या -178 / 1991 वर्ष 
1983-84 ( के 0), सर्वश्री गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि 0 बनाम आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के नेरेटिव 
एवं तथ्यात्मक आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी है । 

उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या -1156 / 2013 / 08 (120)/XXVII ( 8)/ 2003 दिनांक 18-11-2013 की प्रति 
संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार 
अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें । 


2 . 


प्रदीप सिंह रावत, 


संयुक्त सचिव । 


वित्त अनुभाग -8 

कार्यालय - ज्ञाप 

18 नवम्बर, 2013 ई ० 
संख्या 1156/2013/08( 120 )/ XXVII ( 8)/ 2003-1- शासन के कार्यालय ज्ञाप सं 0 658/2013/08 (120 )/ 
XXVII(8 )/ 2003, दिनांक 03 जुलाई , 2013 के द्वारा व्यवस्था की गयी थी कि यदि राज्य सरकार का कोई विभाग, 
निगम अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के ही किसी विभाग, निगम अथवा उपक्रम के किसी आदेश अथवा कार्यवाही 
( proceedings) से क्षुब्ध ( aggrived) हैं और उसे कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल में चुनौती देने के उद्देश्य से मुकदमा 
दायर करने योग्य समझता है तो उसे ऐसे मामले को , इस हेतु शासन द्वारा गठित High Power Committee ( HPC ) 
को सन्दर्भित करना होगा। HPC के अन्दर सुलह (conciliation) का प्रयास किया जायेगा जिससे विवाद आपसी 
विचार - विमर्श के द्वारा समिति की मध्यस्थतता ( good offices ) से हल हो जायें । यदि समिति विवाद को हल करने 
में असमर्थ रहती हो तो उसके द्वारा इसके कारणों को अंकित (record) करते हुए litigation हेतु clearance प्रदान 
किया जायेगा । 


90 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


2 --- High Power Committee का गठन करते हुए उक्त व्यवस्था , माननीय सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा " Oil And Natural Gas Commission बनाम Collector Of Central Excise " के 
वाद [ 1994 ] 70 ELT 45 / [ 2004 ] 6 SCC 437 में दिए गए निर्णय दिनांक 07 जनवरी , 1994 के 
द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत की गयी थी । 


3 परन्तु मा 0 सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा, Electronics Corporation of 
India Ltd.- Appellant (s) बनाम Union of India & Ors.- Respondent (s) के मामले में दिनांक 
17 फरवरी, 2011 को आदेश जारी करते हुए, इस संबंध में अपने द्वारा जारी किए गए पूर्व 
आदेशों (i)1995 Supp(4) SCC 541 dated 11-10-1991 (ii) ( 2004)6SCC 437 dated 07-01 
1994 एवं (iii ) (2007) 7 SCC 39 dated 20-07-2007 दिनांक 07 जनवरी, 1994 को recall. 
करते हुए कहा गया है कि आदेश दिनांक 07 जनवरी, 1994 के द्वारा निर्धारित किए गए 
Mechanism से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाये हैं और इस Mechanism के कारण 
litigation में विलम्ब हुआ है और उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है । 


उत्तराखण्ड राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाद हैं , लम्बे समय से जिनका हल , उपर्युक्त 
Mechanism के कारण न तो न्यायालयों से और न ही HPC से हो पाया है । अत; मा ० 
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 फरवरी, 2011 को देखते हुए कार्यालय ज्ञाप सं 0 
658/2013/08 (120) / XXVII (8) / 2003 दिनांक 03 जुलाई, 2013 को तत्काल प्रभाव से 
निरस्त किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि यदि राज्य सरकार का कोई विभाग , 
निगम, अथवा उपक्रम, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग, निगम, अथवा उपक्रम के किसी 
आदेश(order) अथवा कार्यवाही (proceedings) से क्षुब्ध( aggrived ) है और उसे विवादित 
मानने के कारण किसी कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल से निस्तारित कराना चाहता है तो वह इस हेतु 
संबंधित कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल में , समय - समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपील कर 
सकता है । 


5 


चूंकि इस कार्यालय ज्ञाप के द्वारा व्यवस्था में परिवर्तन हो जायेगा अतः संक्रमण 
कालीन प्राविधान( Transitional Provisious) के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि 
यदि राज्य के किसी विभाग , निगम, अथवा उपक्रम, के किसी आदेश के कारण राज्य के 
किसी विभाग , निगम , अथवा उपक्रम के विरूद्ध किसी कर अथवा अन्य राशि की बकाया / मांग 
हो और उसकी वसूली के लिए " वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाने योग्य हो तो ऐसे मामलों 
में " वसूली प्रमाण पत्र” इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के 90 दिनों तक, जारी नहीं किया 
जायेगा । इस अवधि में क्षुब्ध(aggrived ) पक्ष को यह अवसर होगा कि वह इन 90 दिनों के 
अन्दर संबंधित कोर्ट अथवा ट्रिब्यूनल , जैसी भी स्थिति हो , से remedy / स्थगन / निर्णय प्राप्त 
कर ले । 


सुभाष कुमार, 


मुख्य सचिव । 


पीयूष कुमार, 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर, 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


91 


(विधि अनुभाग) 


विज्ञप्ति 


03 दिसम्बर , 2013 ई ० 
पत्रांक 4061 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - ज्वाइन्ट 
कमिश्नर (कार्य ) वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग , काशीपुर के पत्र संख्या -2444 / विधि / 13-14 / ज्वा ० कमि ० 
( कार्य० ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० - अनु ० / पंजी0 नि 0 / दिनांक 26-11-2013 के द्वारा डिप्टी कमिश्नर( क ० नि ० 
प्रथम, वाणिज्य कर, काशीपुर के पत्र संख्या 719 दिनांक 25-11-2013 द्वारा 03 एवं डिप्टी कमिश्नर (क ० नि ० ) 
द्वितीय, वाणिज्य कर काशीपुर के पत्र संख्या 655 दिनांक 21-11-2013 द्वारा 04 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन 
निरस्त / निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त /निलम्बित पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 07 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय 
से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन 
निरस्त / निलम्बन की तिथि से अवैध मानी जाय । 


-- 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्र सं 0 2444 / ज्वा ० कमि ० ( कार्य० ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि 0 - अनु० / पंजी0 नि 0 / दि 0 26 नवम्बर, 2013 


महोदय , 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) प्रथम 
वाणिज्य कर काशीपुर के पत्र संख्या -719, दिनांक 25-11-2013 व डिप्टी कमिश्नर (क ० नि ०) द्वितीय, वाणिज्य कर 
काशीपुर के पत्र संख्या 655, दिनांक 21-11-2013 द्वारा अवगत करया गया है कि त्रैमासिक विवरण पत्र दाखिल 
न करने पर पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है । जिसकी सूचना आपकी 
सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


एच ० एस० नवियाल , 
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर , 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 


--- 


- 


[भाग 1 - क 


92 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0) -- प्रथम 

वाणिज्य कर, काशीपुर । 
सेवा में , 

ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 
पत्र सं 0 719 / डि 0 कमि ० ( क 0 नि 0) प्र 0, वा 0 क 0 का 0 / 2013-14 काशीपुर, दिनांक 25 नवम्बर , 2013 


महोदय , 


कृपया इस कार्यालय के निम्नलिखित व्यापारियों के पंजीयन वर्ष 2013-14 के प्रथम तिमाही का 
सांवधिक विवरण दाखिल न करने के कारण इस कार्यालय के स्तर से निलम्बित कर दिये गये हैं । उपरोक्त 
से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है । 

निलम्बित व्यापारियों की सूची (वर्ष 2013-14 ) 
क्र ० सं ० व्यापारी का नाम 

टिन नम्बर 

निलम्बन की तिथि निलम्बन का कारण 


4 


5 


3 


1 


2 


05005945252 


22-11-2013 


1 . 


सर्वश्री चेतन मोबाईल : 
वर्ल्ड, काशीपुर 


वर्ष 2013-14 के प्रथम 
तिमाही का सांवधिक विवरण 
दाखिल न करने के कारण 


-उक्त- 


05009912649 


22-11-2013 


2 . 


सर्वश्री गोयल 
ट्रेडर्स , काशीपुर 
सर्वश्री महादेव इण्टर 
प्राइजेज, काशीपुर 


-उक्त- 


22-11-2013 


3 . 


05012064788 


एल0 के 0 खुल्बे, 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) प्रथम, 

वाणिज्य कर, काशीपुर । 


प्रेषक . 


डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) द्वितीय , 
वाणिज्य कर, काशीपुर । 


सेवा में , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 
पत्रांक 655 / डि 0 कमि ०( क ० नि ०) द्वि , वा 0 क 0 का 0 / 2012-13 / दिनांक 21-11-2013 


महोदय , 


आपको अवगत कराना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के निम्नलिखित व्यापारियों के द्वारा त्रैमासिक 
विवरण दाखिल न करने पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा -17(7 ) ( क ) के अन्तर्गत उनका पंजीयन 
दिनांक 18-11-2013 से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है : 


93 


शक सम्वत्) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


क ० सं ० 


व्यापारी का नाम 


टिन 


पंजीयन निरस्त का 

दिनांक 
18.11.2013 


. 


05009305429 


05012210579 


18.11.2013 


2 


सर्वश्री एल० एम ०एस० टायर कम्पनी, 
महुवाखेड़ाग्रज, काशीपुर 

माईकोस एम ० टैक्नोकैम प्रा ० लि . 
काशीपुर 
श्रीश्याम पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लि . 
काशीपुर 
| " यूनिटेक कारटन्स 
नन्दनगर इण्डस्ट्रीयल स्टेट काशीपुर 


05002597394 


18.11.2013 


3 


সাত0ি , 


05008541263 


18.11.2013 


4 


अतः सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है । 


जगदीश सिंह, 
डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0 ) द्वितीय , 

वाणिज्य कर, काशीपुर । 


(विधि - अनुभाग ) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 

परिपत्र 
{ उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 4 के उपनियम ( 2) के अन्तर्गत} 

05 दिसम्बर , 2013 ई ० 
पत्रांक 4085 / आयु० करउत्तरा 0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 12-13 / देहरादून - आयुक्त 
बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या - विधि - 3-1-4 - सा 0 क 0 नि0-85-86-2 / 2033 / मुख्यालय , विधि अनुभाग 
दिनांक सितम्बर 21 , 1985 के द्वारा व्यापारियों के " सामान्य सर्वेक्षण " ( Routine Survey) न किए जाने के सम्बन्ध 
में एक परिपत्र जारी किया गया था । उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 एवं उससे सम्बन्धित नियमावली 
में " सामान्य सर्वेक्षण ( Routine Survey ) जैसा कोई शब्द नहीं है । अतः कोई भ्रम की स्थिति न रहे , इस कारण 
परिपत्र दि 0 21-09-1985 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है और साथ ही " सर्वेक्षण " के सम्बन्ध में दिनांक 
21-09-1985 से पूर्व जारी किये गये सभी परिपत्रों को भी निरस्त किया जाता है । 

इसी क्रम में निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 एवं उत्तराखण्ड 
मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित विधिक व्यवस्थाओं एवं प्रतिबन्धों के अधीन , किसी 
ब्यौहारी या व्यक्ति के कारबार के स्थान अथवा वाहन एवं उसके अभिलेखों का ऐसा निरीक्षण, परीक्षण अथवा जांच, 
जो आवश्यक हो , सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है । 


[ भाग 1 - क 


94 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


(विधि अनुभाग) 


विज्ञप्ति 


13 दिसम्बर, 2013 ई ० 


पत्रांक 4271 / आयु ० कर उत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 12-13 / देहरादून - ज्वाइन्ट 
कमिश्नर (कार्य ) वाणिज्य कर , नैनीताल संभाग , हल्द्वानी के पत्र संख्या -2985 / 13-14 / विधि / ज्वा ० कमि ० 
( कार्य०) वा 0 क 0 ह 0 / दिनांक 07-12-2013, द्वारा 01 व्यापारी, पत्र संख्या 2986 दिनांक 07-12-2013 द्वारा 02 
व्यापारियों एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्य ) वाणिज्य कर, काशीपुर संभाग , काशीपुर के पत्र संख्या 
2511 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि 0 - अनु० / पंजी0 नि 0 / दिनांक 03-12-2013 द्वारा 58 व्यापारियों 
के पंजीयन निरस्त / निलम्बित किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त / निलम्बित पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित 
की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त / निलम्बन की 
तिथि से अवैध मानी जाय । 


. 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
नैनीताल सम्माग, हल्द्वानी । 


सेवा में , 


आयुक्त कर , 
(विधि - अनुभाग ) 

उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून । 
पत्र सं 0 2985 / विधि / 13-14 / ज्वा ० कमि ० (कार्य ) वा 0 क 0 ह 0 / दिनांक 07 दिसम्बर , 2013 
विषय : डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०)-प्रथम , वाणिज्य कर , हल्द्वानी द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन निरस्त 

किये जाने की सूचना देने के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) -प्रथम, वाणिज्य कर, हल्द्वानी ने अपने कार्यालय पत्रांक 635 
दिनांक 26-11-2013 से अवगत कराया है कि उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित 01 पंजीकृत व्यापारी 
( सर्वश्री भारतीय खाद्य निगम, रामपुर रोड, हल्द्वानी इकाई ) का पंजीयन उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 
26-11-2013 से निरस्त किया गया है तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की है । 

सर्वश्री क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, रामपुर रोड, हल्द्वानी, टिन नं0--05008819653 . 

अतः खण्डाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा 
रही है । 


1 . 


एम ० एस० ग्वाल , 
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर , 

नैनीताल सम्भाग , हल्द्वानी । 


है 


-- 


..... 


95 


शक सम्वत्) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 


कार्यालय - डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) प्रथम , वाणिज्य कर हल्द्वानी 
क्षेत्र प्रबन्धक , 
भारतीय खाद्य निगम , 
रामपुर रोड, हल्द्वानी । 

26 नवम्बर, 2013 ई ० 
पत्रांक 635 ( 2) / 2013-2014 / डि 0 कमि ० ( क 0 नि 0 ) प्र ० वा 0 क 0 ह 0 - अपने कार्यालय के पत्रांकः 
लेखा / हल्द्वानी / वैट / सा ० पत्रा0 / 2013-14 / 13, 4078, दिनांक 17-10-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 
आपने हल्द्वानी कार्यालय में आवंटित पंजीयन सं0-(TIN-05008819653) को निरस्त करने का अनुरोध किया है । 

उपरोक्त पत्र के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि आपके हल्द्वानी स्थित इकाई को आवंटित 
पंजीयन सं0- (TIN- 05008819653 ) को दिनांक 26-11-2013 से निरस्त कर दिया गया है । 


. 


अजय कुमार सिंह , 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) प्रथम , 

वाणिज्य कर , हल्द्वानी । 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 
नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी । 


सेवा में , 


आयुक्त कर , 
(विधि - अनुभाग ), 

उत्तराखण्ड मुख्यालय, देहरादून । 
पत्र सं 0 2986 / विधि / 13-14 / ज्वा ० कमि ० ( कार्य० ) वा 0 क 0 ह 0 / दिनांक 07 दिसम्बर, 2013 
विषय : डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0) -तृतीय, वाणिज्य कर , हल्द्वानी द्वारा 02 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन 

निलम्बित किये जाने की सूचना देने के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक डिप्टी कमिश्नर (क 0 नि 0)-तृतीय, वाणिज्य कर, हल्द्वानी ने अपने कार्यालय पत्रांक 665 
दिनांक 06-12-2013 से अवगत कराया है कि उनके अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित निम्नलिखित 02 पंजीकृत 
व्यापारियों का पंजीयन त्रैमासिक विवरणी एवं कर जमा न करने पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 2005 की धारा 
17 (7) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से दिनांक 05-12-2013 से निलम्बित किया गया है तथा इसकी सूचना इस 
कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है । 

सर्वश्री जलिस टायर हाउस, नैनीताल रोड, लालकुआँ, टिन नं0-05006636959 
सर्वश्री रानीसती इन्टरप्राइजेज, बरेली रोड, हल्द्वानी, टिन नं0-05001642041 

अतः खण्डाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा 
रही है । 


1 . 


2 . 


एम ० एस ० ग्वाल , 
ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक) वाणिज्यकर, 

नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी । 


96 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क . 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) तृतीय , 
वाणिज्य कर, हल्द्वानी । 


सेवा में , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 

नैनीताल संभाग, हल्द्वानी । 
पत्रांक 665 / 2013--2014 / डि 0 कमि ० ( क ० नि ० ) तृ ० वा 0 क 0 ह 0 / खा 0 पा 0 / दिनांक 06-12-2013 
महोदय, 

निवेदन है कि मेरे अधिकार क्षेत्र के व्यापारी सर्वश्री जलिस टायर हाउस , नैनीताल रोड, लालकुआँ, 
टिन 05006636959 एवं सर्वश्री रानीसती इन्टरप्राइजेज, बरेली रोड, हल्द्वानी टिन नं0-05001642041 द्वारा 
त्रैमासिक विवरणी एवं कर जमा न करने पर वैट अधिनियम की धारा 17( 7) के अन्तर्गत पंजीयन दिनांक 
05-12-2013 से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है । 

उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है । 


स्मिता, 
डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0) तृतीय , 

वाणिज्य कर, हल्द्वानी । 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक) वाणिज्य कर , 
काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग), 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 2511 / ज्वा ० कमि ०( कार्य०) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० - अनु0 / पंजी0 नि 0 / दि 0 03 दिसम्बर , 2013 


महोदय , 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, 
खण्ड -3, रूद्रपुर के पत्र संख्या 618 दिनांक 29-11-2013 द्वारा अवगत करया गया है कि त्रैमासिक रूप - पत्र 
दाखिल न करने पर निम्न पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन (टिन ) तत्काल प्रभाव से वैट अधिनियम की धारा 17 (7) 
के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है । जिसकी सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


: 


एच ० एस ० नवियाल,...... 
ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्यकर, 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 


: 


-- 


97 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08 , 1936 


शक सम्वत् ) 


प्रेषक . 


असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, 

खण्ड -3, रूद्रपुर । 
सेवा में , 

ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 
पत्रांक 618 // 2013-14 / असि 0 कमि ० वा 0 क 0 रू 0 खण्ड -3 / दिनांक 29 नवम्बर, 2013 


.. 


महोदय , 


निवेदन है कि इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के 58 पंजीकृत व्यापारियों त्रैमासिक रूपपत्र दाखिल 
नहीं किये जा रहे थे, जिसके कारण उक्त 58 पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन वैट अधिनियम की धारा 17 (7) के 
अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है । उक्त व्यापारियों की सूची दो प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर 
आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है । 


- 


धारा -17 (7) के अन्तर्गत निलम्बित व्यापारियों की सूची 


क्र ० सं ० 


टिन 


निलम्बन की तिथि 


3 


4 


1 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


05011285684 
05012032681 
05010997206 
05009834855 
05010098695 
05004395580 
05011850030 
05006830668 
05011100705 
05011430117 
05012188657 
05010206947 
05009974244 
05008408082 
05009617963 


व्यापारी का नाम 

2 
विनायक ट्रेडिंग कंपनी, रूद्रपुर 
श्री ईष्टदेव भवानी कार्पोरेशन, रूद्रपुर 
उत्तरांचल ट्रेडिंग कंपनी, रूद्रपुर 
अल्लाहू अकबर ट्रेडर्स,रूद्रपुरं 
ऐश ट्रेडर्स, रूद्रपुर 
अमूल्य ट्रेडर्स, रूद्रपुर 
आयात ट्रेडिंग कंपनी, हल्दी 
ए 0 वी 0 आर0 इन्टरप्राइजेज, पंतनगर 
जेसिका सर्विस, रूद्रपुर 
जय उषभ इन्टरप्राइजेज, रूद्रपुर 
जे0 पी 0ट्रेडर्स, रूद्रपुर 
इनोवेटिव सोल्यूशन, रूद्रपुर 
आई0 जी 0 टायर्स एंड रोड लाईस, रूद्रपुर 
एराईज फार्मास्यूटिकल्स , रूद्रपुर 
कारविंग्स इन्टीरियर कन्सलटेंट्स 
प्रा ० लि 0,पंतनगर 
हॉट - एंड स्पाइसी, रूद्रपुर 
हरिओम कार एसेसरीज, रूद्रपुर 
गणपति कम्यूनिकेशन, रूद्रपुर 
जी टी ० वी ० गैस एजेंसी, रूद्रपुर 
ग्रीन गोल्ड फलावर्स प्रा ० लि 0,पंतनगर 


01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
.01--11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 


9 


10 


11 


12 
13 


14 


15 


-16 


17 


18 


05009713411 
05009522030 
05011531191 
05009843391 
05008451926 


01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 


.19 


20 


- ---- -- ----- ----- 


98 


[ भाग 1 - क 


21 


22 


23 


24 
25 


26 


27 
28 
29 


01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
.01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 
37 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08 , 1936 शक सम्वत् ) 
गणपति काम्पलेक्स, रूद्रपुर 

05007794654 
जी ० के ० इन्टरप्राइजेज , रूद्रपुर 

05009069525 
जी ० एम० मोल्डिंग , रूद्रपुर 

05009245774 
दत्ता सेल्स कार्पोरेशन , रूद्रपुर 

05011742166 
ड्रिम्स पेंटिंग सिस्टम, रूद्रपुर 

05009588087 
डी ० एण्ड 0 डी 0 इन्टरप्राइजेज, रूद्रपुर 05012115422 
निकेत पम्प एंड मोटर्स, रूद्रपुर 

05007214206 
सविता एजेंसी, रूद्रपुर 

05004675910 
एन ० ए ० कस्ट्रक्शन , रूद्रपुर 

05010199575 
आर ०एस०बिल्डर्स, पंतनगर 

05007264161 
ओम स्वामी एसोसिएट्स , रूद्रपुर 05010602416 
स्वाती कस्ट्रक्शन कंपनी, रूद्रपुर 05006672073 
प्रकाश कैटर्स, रूद्रपुर 

05011851485 
आर0 एस 0 जी 0 ट्रेडिंग कंपनी, रूद्रपुर 05011472797 
एस०एस० इंजीनियर्स एंड 

05008414290 
डेवलपर्स, रूद्रपुर 
शिवालिक ट्रेडिंग कंपनी, रूद्रपुर 05008891142 
विराट कस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स, रूद्रपुर 05009538617 
वंश कस्ट्रक्शन , रूद्रपुर 

05009169241 
सिगमाटेक कार्पोरेशन, रूद्रपुर 

05010448089 
श्री कृष्णा मोटर्स, रूद्रपुर 

05010498820 
राजुल इन्टरप्राइजेज, रूद्रपुर 

05008377527 
धनवंतरि मेडिकल स्टोर, रूद्रपुर 05011529057 
गुरूअंगददेव स्पा एन हैल्थ फिटनेश 05008820914 
सर्विस, रूद्रपुर 
होटल सागर, रूद्रपुर 

05007604437 
जयदुर्गा ट्रेडर्स, रूद्रपुर 

05004459406 
फुटेला मेडीकल स्टोर, रूद्रपुर 

05010249724 
ग्लैमर एडवरटाइजिंग, रूद्रपुर 

05007604340 
आर्शीवाद कलैक्सन, रूद्रपुर 

05008353180 
एरीज एग्रो इक्यूपमेंट्स( प्रा ० लि .), रूद्रपुर 05009301161 
अर्थव एपीरल्स, रूद्रपुर 

05008857580 
अशोका मेडीकोज , रूद्रपुर 

05007331964 
धीरज वर्मा जवाहरनगर नगला 

05010057373 
ट्रैक्टर एंड फार्म इम्पलीमेंट 

05004580947 


38 


39 


01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01--11-2013 
01-11-2013 
01--11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 . 


48. 


01-11-2013 
01-11-2013 
01--11-2013 
01-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 . 
01-11-2013 


49 
50 


51 


52 


53. 


कार्पो ,रूद्रपुर 


99 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत्) 


54 


55 


तानिया एग्रो एजेंसी, रूद्रपुरः 
सुरेश जनरल स्टोर, रूद्रपुर 
सुमित्रा इन्टरप्राइजेज , रूद्रपुर 
श्री हरिकृष्ण लाल मेडीको एजेंसी, रूद्रपुर 05004568240 
खुराना इन्टरप्राइजेज, रूद्रपुर 


05006414829 
05004573769 
05004571344 


56 
57 
58 


01-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 
-01-11-2013 
01-11-2013 


05008605283 


. 


धर्मेन्द्रराज 
असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर , 

खण्ड -3, रूद्रपुर । 


दिलीप जावलकर, 


आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


( विधि - अनुभाग ) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर , वाणिज्य कर , 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 

08 जनवरी, 2014 ई ० 
पत्रांक 4671 / आयु० करउत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि – अनुभाग / पत्रा 0 03 / 13-14 / देहरादून -- उत्तराखण्ड 
शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या -24/ 2014/ 19(120 )/XXVII ( 8)/ 2012 दिनांक 07--01-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें , 
जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम 2005 के नियम 11 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित 
वार्षिक विवरणी, दिनांक 15-03-2014 तक दाखिल करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है । 

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा- निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


. 


- 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

07 जनवरी, 2014 ई ० 
संख्या 24/2014/19(120 )/ XXVII (8)/2012- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में 
ऐसा करना समीचीन है: 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम सं 0 27, वर्ष 2005 ) 
की धारा 23 की उपधारा ( 1) तथा धारा 35 , सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, 
वर्ष 1904) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते 
हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2012-13 
से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दिनांक 15 मार्च, 2014 तक दाखिल की जा सकेगी । दिनांक 15 मार्च, 2014 के उपरान्त 
अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा । 


आज्ञा से , 


भास्करानन्द , 

सचिव । 


1.100 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
In pursuance of the provisions of clause (3) ofArticle 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased 
to order the publication ofthe following English translation of the notification No. 24/2014/19 ( 120 )/XXVII( 8 )/ 
2012 , dated January 07 , 2014 for general information . 

NOTIFICATION 

January 07 , 2014 
No. 24/2014/19 ( 120 )/XXVII (8 )/ 2012 --WHEREAS , as the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 23 and section 35 
of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (ActNo. 27 of 2005 ), read with section 21 of the Uttar Pradesh 
General Clauses Act, 1904 (U.P. ActNo. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand ), notwithstanding 
anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule , 2005 , the Governor is pleased to declare that the 
annual return related to the assessment year 2012-13 may be filed upto 15th March , 2014. After 15th March , 
2014 , late fee shall be payable as per provision of Act and Rules . 


By Order, 


BHASKARANAND , 

Secretary. 


पीयूष कुमार , 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड । 


( विधि - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

18 जनवरी, 2014 ई ० 
पत्रांक 5023 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि ० क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - ज्वाइन्ट 
कमिश्नर (कार्य० ) वाणिज्य कर , काशीपुर संभाग , शीपुर के पत्र संख्या-2928 / ज्वा ० कमि ० (कार्य० ) 
वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि 0 अनु० / पंजी0 नि 0 / दिनांक 08-01-2014 द्वारा 51 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन 
निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 51 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित 
की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियाँ पंजीयन निरस्त की तिथि से 
अवैध मानी जाय । 


प्रेषक . 


ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 

काशीपुर संभाग, काशीपुर । 
सेवा में , 

आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग). 

उत्तराखण्ड , देहरादून । 
पत्रांक 2928 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० - अ 0 / पंजी0 नि 0 / दिनांक 08 जनवरी, 2014 


महोदय , 


निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य 
कर किच्छा के पत्र संख्या 1358 दिनांक 06-01-2014 द्वारा अवगत करया गया है कि त्रैमासिक विवरण पत्र दाखिल 


म 


101 


भाग 1-6-क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936, शक सम्वत्) 
न करने पर पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन दिनांक 23-12-2013 को निरस्त किये गये हैं । जिसकी सूचना 
आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


एच० एस ० नवियाल, 
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्यकर , 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 


प्रेषक , 

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर , 

किच्छा । 
सेवा में , 

ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्य ) वाणिज्य कर, 

काशीपुर संभाग, काशीपुर । 
पत्रांक 1358 / असि 0 कमि ० वा 0 क 0 कि 0 / 2013-14 / दि 0 06-01-2014 
महोदय , 

निवेदन इस प्रकार है कि वर्ष 2012-13 (प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तिमाही) के रूप - पत्र दाखिल न 
किये जाने के कारण इस कार्यालय में पंजीकृत 51 व्यापारियों के पंजीयन मूल्यवर्धित कर अधिनियम की 
धारा -18(1) ( 0 ) के अन्तर्गत दि0-23-12-2013 को निरस्त किये गये हैं , जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न 
कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको सादर प्रेषित की जा रही है । 
धारा -18(1)( 0 ) के अन्तर्गत निरस्त किये गये व्यापारियों की सूची:: 

पंजीयन निरस्त करने का 
क्र 0 सं0 | मु ० सू ० सं ० 

फर्म का नाम 
टिन संख्या 

दिनांक 


1 


105006884794 


23-12-2013 


2 


105010635105 


23-12-2013 


3 


105008531951 


23-12-2013 


4 


105004391603 


23-12-2013 


5 


105011565820 


23-12-2013 


6 


105009425709 


23-12-2013 


7 


105007976626 


23-12-2013 


8 


A053 ए 0 के 0 पैकेजिंग इण्डस्टीज, किच्छा 
A118 ए0 पी 0 इण्टरप्राइजेज, किच्छा 
A077 एरो ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा 
A038 

अखलाख अहमद कान्टैक्टर, किच्छा 
A133 अंगीरा गिफ्ट एण्ड. रेडीमेड सेन्टर, किच्छा 
A096 अकील अहमद कान्टैक्टर, किच्छा 
A072... अमन - फीड्स, कनकपुर, किच्छा 
A017 अमित इण्टरप्राइजेज , किच्छा 
A115 

आहुजा एण्ड सन्स, किच्छा 
A103 अमीन ट्रेडर्स, किच्छा, किच्छा 
A106 

अग्रवाल इण्टरप्राइजेज, किच्छा 
A111 अलमास इण्टरप्राइजेज, किच्छा 
D032 

ध्रुव कान्टैक्टर, किच्छा 
D040 दिव्या ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा 
D044 दीपक भाष्कर इन्जीनियरिंग , लालपुर किच्छा 


105009570530 


23-12-2013 


9 


105010454394 


23-12-2013 


10 


105009865216 


23-12-2013 


11 


105009893637 


23-12-2013 


12 


105010336248 


23-12-2013 


13 


105008618960 


23-12-2013 


14 


105009570142 


23-12-2013 


15 


105009982198 


23-12-2013 


102 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


16 


05009945338 


23-12-2013 


17 


05010327033 


23-12-2013 


18 


105010454103 


23-12-2013 


19 


105011574744 


23-12-2013 


20 


105011240385 


23-12-2013 


21 


105010055530 


23-12-2013 


22 


105011457665 


23-12-2013 


23 


105011262695 


23-12-2013 


24 


105011353487 


23-12-2013 


25 


105011744106 


23-12-2013 


26 


105010570891 


23-12-2013 


27 


05010372526 


23-12-2013 


28 


105004474344 


23-12-2013 


29 


105010863152 


23-12-2013 


30 


105011733533 


23-12-2013 


31 


105011531288 


23-12-2013 


D046 दीपाशु इण्टरप्राइजेज, किच्छा 
E005 ईशान अली कान्टैक्टर, किच्छा 
G063 

गुरुकृपा इण्टरप्राइजेज , किच्छा 
1018 इन्दिरा सेल्स एण्ड सर्विस , किच्छा 
J052 

जय मां दुर्गा ट्रेडर्स, किच्छा 
J045 जाफरी प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज , किच्छा 
J057 जे0 जे 0 इण्टरप्राइजेज, किच्छा 
J070 जैन टैक इण्डिया, किच्छा 
K103 

खान इण्टरप्राइजेज, किच्छा 
K111 

खुशबू एसोसियेट्स, किच्छा 
K097 

कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा 
K096 के 0 जी एन0 ट्रेडर्स, किच्छा 
K023 किच्छा कृषि केन्द्र किच्छा 
M100 

के 0 एसोसियेट्स, किच्छा 
M120 गहादेव ट्रेडिंग कम्पनी, किच्छा 
M115 मारुति कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स , किच्छा 
M071 मुन्नवर 

अली शाह, किच्छा 
M118 मनमोहन ट्रेडर्स, किच्छा 
M103 मिलिशा इण्डस्ट्रीज, किच्छा 
P053 पंजाबी तडका लालपुर किच्छा । 
P063 पी 0 डी 0ए0 जोशी फूड सप्लाई किच्छा । 
R073 रहेजा टेलीकॉम किच्छा । 
R085 

राजा ट्रेडर्स किच्छा । 
S033 

श्याम सेनेटरी एण्ड हार्डवयर स्टोर किच्छा । 
3109 

शिव इलैक्ट्रिकल्स किच्छा । 
S225 

शान ट्रेडर्स किच्छा। 
Si- 70 शुभकॉन देवरिया किच्छा ! 
S246 सिन्धी टेन्ट हाऊस किच्छा । 
S129 श्री नारायण टेलीकॉम किच्छा ! 
S242 श्रीसालासर इण्डस्ट्रीज किच्छा । 
S235 सॉई . कम्प्यूटर्स आवास विकास, किच्छा 
S272 स्वास्तिक इन्जीनियर्स एण्ड फैब्रीकेटर्स किच्छा । 


32 


105008576571 


23-12-2013 


33 


105011661656 


23-12-2013 


34 


105010593589 


23-12-2013 


35 


105010580203 


23-12-2013 


36 


105011719759 


23-12-2013 


37 


05008640882 


23-12-2013 


38 


105009440550 


23-12-2013 


105007894370 


23-12-2013 


40 


105009782475 


23-12-2013 


41 


05008990470 


23-12-2013 


42 


105011461351 


23-12-2013 


43 


05010635396 


23-12-2013 


44 


105007358930 


23-12-2013 


45 


05009755315 


23-12-2013 


46 


105010401626 


23-12-2013 


47 


105011524013 


23-12-2013 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 29 मार्च, 2014 ई ० ( चैत्र 08, 1936 


शक सम्वत् ) 


103 


48 


105006568283 


23-12-2013 


49 


05007228077 


23-12-2013 


S114. सुदर्शन कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि 0 किच्छा । 
S127 

सतगुरू, स्टील कार्पो0 लालपुरकिछ । 
S258 सेम्पीटर्न इण्डिया लालपुर किच्छा । 
T034 ताज एसोसियेट्स किच्छा । 


50 


105010618324 


23-12-2013 


51 


105011271716 


23-12-2013 


प्रेम प्रकाश शुक्ला, 
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर, 

किच्छा । 


दिलीप जावलकर, 


आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 13 हिन्दी गजट / 239 - भाग 1 - क -2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


